PART 1 ] 


HARYANA GOVT GAZ ., FEB. 18, 1997 ( MAGH. 29. 1918 SAKA), 


121 


सिंचाई विभाग 


दिनांक 29 जनवरी, 1997 


- 


- 


संख्या 557/ 2- L.- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल संतुष्ट है कि विशिष्ट में वणित भूमि हरियाणा सरकार द्वारा सार्वजनिक 
काम पर सरकारी उद्देश्य हेतू अर्थात् निर्माण वन -एल क्टेसरा माईनर आर. डी . 6920 से 10500 आफ टेकिंग बुर्जी 16650 
लेफ्ट बौन्द डिस्ट्रीब्यूट्री गांव कटेसरा, तहसील व जिला रोहतक में अपेक्षित है । जिसकी अधिसूचना हरियाणा सरकार 
गजट में सिंचाई विभाग अधिसूचना संख्या 10099/ 2-एल , दिनांक 10 अक्तूबर , 1996 पृष्ट संख्या ----पर धारा 4 के 
अन्तर्गत जारी की जा चुकी है । 

एतद्वारा घोषित किया जाता है कि नीचे विशिष्टि में वर्णित भूमि की आवश्यकता उपयुक्त उद्देश्य के लिए 
अपेक्षित है । 


यह घोषणा भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों को जारी की 
जाती है , जो उससे सम्बन्धित है तथा राज्यपाल हरियाणा भूमि अधिग्रहण अधिकारी को आगे निर्देश करते हैं कि वह भूमि 
अधिग्रहण नियम 1894 की धारा 7 के तहत उपरोक्त भूमि को अपने कब्जे में ले लेवें । 


भूमि के नक्शों का निरीक्षण, भूमि अधिग्रहण अधिकारी मम्बाला, एवं कार्यकारी अधियन्ता लोहारू , जल सेवा मण्डल , 
भिवानी के कार्यालय में किया जा सकता है । 


विशिष्ट 


जिला 


तहसील 


ग्राम 


हदबस्त 


क्षेत्रफल 


सीमा /खसरा नम्बर 


नम्बर 


भूमि की एक पट्टी जिसकी लम्बाई 3580 फुट 
है तथा भिन्न -भिन्न चौड़ाईयों में है । जो निम्न 
लिखित खसरा/किता नम्बरों में से गुजरती है । 


रोहतक 


रोहतक 


कटेसरा 


118 


2.70 


11 


12 


25 


21, 22, 23, 24, 25/1 , 25/2 


13 


21 , 22, 


23, 24/1, 


24/2, 25 


14 


15 


21, 22 


21, 22, 23 , 24, 25 
गैर मुमकिन रास्ता नं . 12/26, 81 तक सामान्य 
रूप से पश्चिम से पूर्व दिशा में मौके पर निशान 
देही तथा इन्डेक्श प्लान में दिवाया गया है । 


- 


प्रादेशानुसार राज्यपाल , हरियाणा । 

( हस्ता.) 


अधीक्षक अभियन्ता , 
लोहारू जल सेवाएं परिमण्डल , 

भिवानी । 


122 


HARYANA GOVT GAZ . FEB . 18 , 1997 (MAGH . 29, 1918 SAKA ) 


| PART I 


IRRIGATION DEPARTMENT 


Declaration 


The 29th November , 1996 


No. 557/2- L. - Whoreas, the Governor of Haryana is satisfied that the land specified below is 
needed urgently by the Government at public expenses for a public purpose i. e, for construction of 
1- L Kutesra Minor from R.D. 6020 to 210500 tail off -taking at RD 16650 - left Bond Distributary in 
village Katesra tehsil and district Rohtak . For which a Notification has been issucd under section 
4 and published .-- vide Haryana Irrigation Department notification No. 10099,2-L dated 10th October , 
1996 in Haryana Government Gazeite part. 

It is hereby declarod that the land described in the specification below is repuired urgently for 
the above purpose . 


1 


This declaration is made under the provisions of section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 
for the information to all it whom may concern . The Governor of Haryana hereby further directs 
the Land Acquisition Collector, lo taks posscssion of the said land under section 7 of the Land 
Acquisition Act, 1894 , 

The plan of the land may be inspected in the office of the Land Acquisition Officer, Ambala . 


SPECIFICATION 


District 


Tchsil 


Khasta No. 


Village Area in 

Areas 


Hadbast 
No. 


A strip of land measuring 3580 fcet in 
length and varying in width passing 
through Khusra number as below : 


Rohtak 


Rohtak 


Katesta 


2.70 


118 


11 


12 


25 


21 , 22 , 23, 24 , 25/1, 25/2 


13 


21, 22 , 23 , 24/1 24/2 , 25 


14 


15 


21 . 


21 , 22 , 23 , 24 , 25 

22 
Gair Mumkin Rasta number 12/26 , 81 
and Generally lying in the direction 
from Wust to East as demarcated at 
site and as shows on the Index plan . 


By order ofGyernor of Haryana. 


(Sd .) 
Superintending Engineer , 
Loharu Water Services Circle , 

Bhiwani. 


16021 CS ( H )-Govt. Press , U.T., Chd . 


